निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 236 ) 


14 ज्येष्ठ 1931 ( श ) 
पटना , वृहस्पतिवार 4 जून 2009 


निर्वाचन विभाग 


अधिसूचना 

4 जून 2009 
सं0 बी1 - 3 - 148 / 2009 - 35 - लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 ( 1951 का 43) की धारा - 67 के उपबंधों के अनुसरण में 
186 – फतुहा (अ. जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का उप निर्वाचन, 2009 के निर्वाचन परिणाम से संबंधित प्ररूप 21घ एवं 21डी तथा 21ङ 
एवं 21ई, जिनमें निर्दिष्ट निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित अभ्यर्थी के नाम दिये गये हैं , सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की 
जाती है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

कुमार अंशुमाली, 
संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी । 


बिहार गजट ( असाधारण ), 4 जून 2009 


निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 
( कानूनी नियम और आदेश ) 

प्रारूप 21घ 

नियम 64 देखिए 
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा 
186– फतुहाँ (अ. जा.) विधान सभा उप - चुनाव- 2009 से बिहार राज्य की विधान सभा के लिए निर्वाचन 

निर्वाचन का संचालन नियम 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में 
अन्तविष्ठ उपबन्धों के अनुसरण में ,मैं घोषणा करता हूँ कि - 

__ श्री अरूण मांझी, ग्राम – नरगदा खगड़ी मुशहरी, पोस्ट - जमसौत, थाना - शाहपुर, पटना जो जनता दल ( यूनाईटेड) 
मान्यताप्राप्त / रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक पार्टी का नाम द्वारा खड़े किए गये हैं , सदन में हुई रिक्ति को भरने के लिए / सम्यक् रूप से 
निर्वाचित हो गए हैं । 
स्थान - पटना सिटी 
तारीख -01. 06.2009 


ह0 / - अस्पष्ट , 


रिटर्निंग ऑफिसर 

निर्वाची पदाधिकारी, 
186 - फतुहाँ ( अ0जा0 ) विधान सभा 

उप चुनाव - 2009 


Conduct of Election Rules, 1961 
( Statutory Rules and Order) 

FORM 21D 

(See rule 64 ) 
Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the 
People Act, 1951 

Election to the Legislative Assembly of Bihar from 186 - Fatuha ( SC ) Assembly 
Constituency 

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of 
the People Act 1951 read with rule 64 of the conduct of Election Rules , 1961, I declare 
that Sri Arun Manjhi, Vill-Nargada, Khagri Mushari, PO - Jamsout , PS - Shahpur, 
Patna [sponsored by Janata Dal ( United ) ( name of the recognized/ registered [ Political 
party ] has been duly elected to fill the vacancy cause in that house by the death of Sri 
Saryug Paswan. 
Place : - Patna City 
Date :- 01 - 06 - 2009 

Sd /-Illegible, 

Returning Officer 
186 - Fatuha (SC ) Assembly 
Constituency Bye Election- 2009 


बिहार गजट ( असाधारण) , 4 जून 2009 


निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 
(कानूनी नियम और आदेश ) 

प्रारूप 21ङ 
(नियम 64 देखिये) 

(निर्वाचन की विवरणी ) 
186 - फतुहाँ ( अ. जा .) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का उप चुनाव - 2009 से बिहार राज्य की विधान सभा के लिए 

(निर्वाचन की विवरणी) 


क्र० सं० । 


अभ्यर्थी का नाम 


संबद्ध पार्टी 


डाले गये मतों की संख्या 


1 


| अरूण माँझी 

पुनीत राय 
| विद्यानन्द राम विकल 


38031 
27629 
9783 


जनता दल ( यूनाइटेड ) 
लोक जन शक्ति पार्टी 
कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 
| (मार्क्ससिस्ट - लेनिनिस्ट) (लिबरेशन ) 
इंडियन नेशनल काँग्रेस 
राष्ट्र सेवा दल 
बहुजन समाज पार्टी 


5 
_ 6 


द्वारिक पासवान 
| रामतीर्थ पासवान 
| देवमन्ती देवी 


5237 
1745 
1561 


मतदाताओं की कुल संख्या - 221314 
डाले गये विधिमान्य मतों की कुल संख्या - 83986 
प्रतिक्षेपित मतों की कुल संख्या - शून्य 
निविदत्त मतों की कुल संख्या - शून्य 

मैं घोषित करता हूँ कि श्री अरूण मांझी, ग्राम - नरगदा खगड़ी मुसहरी, पोस्ट - जमसौत, थाना - शाहपुर , पटना उक्त 
स्थान को भरने के लिए सम्यक रूप से निर्वाचित हुए है । 
स्थान - पटना सिटी 
तारीख - 01.06. 2009 

ह0 / - अस्पष्ट , 
रिटर्निंग ऑफिसर 

निर्वाची पदाधिकारी, 
186 - फतुहाँ ( अ0जा0) विधान सभा 

उप चुनाव - 2009 
Conduct of Elections Rules, 1961 
( Statutory Rules and Order ) 

[ FORM 21E] 

(See rule 64 ) 

Return of Election 
Bye - Election of the LEGISLATIVE ASSEMBLY OF BIHAR from the 186 -FATUHA 

(SC ) Constituency 
Return of Election 


Name of Candidate 


Party affiliation 


Sl. 
No . 


No. of Votes 

polled 
38031 
27629 
9783 


ARUN MANJHI JANATA DAL (UNITED ) 
PUNIT RAI 

LOK JAN SHAKTI PARTY 
VIDYANAND RAM COMMUNIST PARTY OF INDIA 
VIKAL 

(MARXIST -LENINIST) 

(LIBERATION ) 
DWARIK PASWAN INDIAN NATIONAL CONGRESS 
RAMTIRTH 

RASHTRA SEWA DAL 
PASWAN 
|| DEOMANTI DEVI BAHUJAN SAMAJ PARTY 


4 
5 


5237 
1745 


6 


1561 


बिहार गजट ( असाधारण ), 4 जून 2009 


[ Total number of electors - 221314 
Total number of valid votes polled -83986 
Total number of rejected votes -Nil 
Total number of tendered votes -Nil 

I declare that Sri Arun Manjhi, Vill-Nargada Khagri Musahri, PO - Jamsout, 
PS -Shahpur, Patna has been duly elected to fill the seat. 
Place :- Patna City 
Date :- 01 - 06 - 2009 

Sd /- Illegible , 

Returning Officer 
186 -Fatuha (SC ) Assembly 
Constituency Bye Election- 2009 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 236- 571 + 100 -डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette .bih .nic . in 


